रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


- 


- 


- 


मा 


( प 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3– Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 3261 
No. 326 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 16 , 2010 / माघ 27 , 1931 
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16 , 2010 /MAGHA 27, 1931 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 फरवरी, 2010 
का . आ . 386 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1988 ( 1988 क ) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के , उक्त सा के स्तम्भ ( 2 ). में उसके 
सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी सेक्शन के , उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट भूखण्डों को भारतीय टीय राजमार्ग प्राधिकरण को 
सौंपती है , अर्थात् : 

सारणी 


राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 


खण्ड 


किलोमीटर में भूखण्ड 


( 1 ) 


( 3 ) 


00. 000 कि . मी. ( रामाशीश चौक ) से 46. 300 कि . मी. तक 
131.000 कि . मी . से 152. 00 कि . मी . तक 


( 2 ) 
बिहार राज्य में हाजीपुर - मुज्जफरपुर - खण्ड 
उत्तर प्रदेश राज्य में मुज्जफरनगर से उत्तर प्रदेश/ 
उत्तराखण्ड सीमा खण्ड 
उत्तराखण्ड राज्य में उत्तर प्रदेश / उत्तराखण्ड सीमा 
से हरिद्वार - नेपाली फार्म खण्ड 
उत्तराखण्ड राज्य में नेपाली फार्म- देहरादून खण्ड 
उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद - बरेली- सीतापुर खण्ड 


152. 000 कि . मी . से 218. 200 कि . मी. तक 


165. 000 कि . मी . से 196. 825 कि. मी. तक 
166.650 कि . मी . से 413. 200 कि . मी तक 


[ फा . सं. एनएच- 14013/12/ 2009 - पीएण्डएम ] 

एस . नरेन्द्र , निदेशक 


620 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( ii )] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th February , 2010 
S . O . 386 ( E ).-- In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India 
Act, 1988 (68 of 1988 ), the CentralGovernment hereby entrusts the stretches as specified in column ( 3) of the following 
Table , of the section as specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said Table , of the National Highway as 
specified in the corresponding entry in column (1 ) of the said Table , to the National Highways Authority of India , 
namely : 


TABLE 


National Highway 

No . 


Section 


Stretches in kilometers 


___ ( 2 ) 


Hajipur -Muzaffarpur section in the Fromkm 00. 000 ( Ramashish Chowk ) to km 46. 300 
State of Bihar 
Muzaffarnagar to Uttar Pradesh 

Fromkm 131. 000 to km 152. 00 
Uttarakhand Border section in the 
State ofUttar Pradesh 
Uttar Pradesh /Ultarakhand Border Fromkin i52. 00 to km218.200) 
to Haridwar -Nepali Farm section in 
the State of Uttarakhand 
Nepali Farm -Dehradun section in Fromkm165 . 000 tokm196. 825 
the State of Uttarakhand 

Moradabad- Bareilly- Sitapur section From km166. 65 to km413.200 
in the State of Uttar Pradesh 

[ F. No. NH-14013 / 12 / 2009- P & M ] 

S . NARENDRA, Director 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 फरवरी, 2010 
का, आ . 387( अ). --- केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की 
अधिसूचना में . 1096( अ ) तारीख 4 अगस्त , 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्यांक 4 , 23 और 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक 
और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 


- 


" 4 


बिहार राज्य सरकार । 


राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ग, सं. 19 , सं. 28 [ 365. 570 कि . मी. से 520.00 कि . मी . ( मुज्जफरपुर - 
पीपराकोठी से गोपालगंज - उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा तक को छोड़कर ) ] सं. 28ख, सं. 30 , 
सं. 30क , सं. 31, [ 410.000 कि . मी . से 447.000 कि . मी. और 470. 000 से 476. 150 
( पूर्णिया से गोयरकटा) ], सं. 77 [ 0.000 तक को छोड़कर ( रामाशीश चौक ) से 46 . 300 
( हाजिपुर - मुज्जफरपुर खण्ड ) ], सं. 80, सं. 81 , सं. 82 , सं. 83 , सं. 84, सं. 85 , सं. 98 , 
सं. 99 , सं. 101 , सं . 102 , सं. 103 , सं. 104 , सं. 105 , सं. 106, सं. 107 और सं. 110 का 
उतना भाग जो बिहार राज्य के भीतर स्थित है । 
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 [ 152. 00 कि . मी . से 218.00 कि . मी . तक को छोड़कर ( उत्तर प्रदेश / 
उत्तराखण्ड सीमा से हरिद्वार से नेपाली फार्म खण्ड तक ) और 228 .00 कि . मी से 524 . 0000 


23 


उत्तराखण्ड राज्य सरकार 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


24 


तक ], सं. 72 [ 165. 000 कि . मी. को छोड़कर 196. 825 ( नेपाली फार्म - देहरादून खण्ड ) ] 
सं. 72क , सं. 73, सं. 74, सं. 87, (सिमली से कर्ण प्रयाग के खण्ड को छोड़कर) , सं. 94 
( 123 कि . मी. से 218 कि . मी. धारासु से कुथनोर समीप यमनोत्री ), सं. 119, सं. 121 , 
सं . 123 और 125 ( टनकपुर से पिथोरागढ़ के खण्ड को छोड़कर ) का उतना भाग जो 
उत्तराखण्ड राज्य के भीतर स्थित है । 
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2क , सं. 7, सं. 11 , [ 17. 756 कि . मी . से 42. 525 कि . मी ( आगरा - उत्तर प्रदेश राज्य सरकार " | 
उ. प्र./ राजस्थान सीमा ) ], सं. 19 , सं. 24 [ तक को छोड़कर 27. 62 कि . मी . से 488. 27 कि . मी . 
( गाजियाबाद - मुरादाबाद - बरेली- सीतापुर - लखनऊ जिसके अंर्तगत हापुड़ और मुरादाबाद 
बाईपास आते हैं ) तथा 180 . 325 आर. ओ. बी. पर सं. 24क, सं. 27 [ 0.000 कि . मी . को 
छोड़कर, ( 211 . 700 कि . मी . रा. रा. 2 ) ] , सं. 28ख , सं. 29 ( गोरखपुर - फरेंदा - सौनोली . 
खण्ड ) . सं. 56 , सं. 58 [ 52. 250 कि . मी . से 152.00 कि . मी . ( मेरठ - मुज्जफरपुर - उत्तर प्रदेश/ 
उत्तराखण्ड सीमा को छोड़कर ) ] , सं . 72क , सं. 73 , सं . 74 , सं . 75 [ 90 . 00 कि . मी . से 
103. 00 कि . मी . तक को छोड़कर , ( मध्य प्रदेश/ उत्तर प्रदेश सीमा से झांसी खण्ड तक ) सं. 76 , 
सं. 86 , सं. 87 ( 8 कि . मी . के लघु सेतु और 30.050 कि . मी . पर बड़े सेतु को छोड़कर ) , 
सं. 91 [ 23 . 600 कि . मी . से 140 . 200 कि . मी . तक ( गाजियाबाद - अलीगढ़ सेक्शन ) को 
छोड़कर ] सं. 97क , सं. 92 , सं . 93 , सं. 96 , सं. 91 , सं . 119 , सं . 231 , सं. 232 , सं. 232क , 
सं. 233 और सं . 235 का उतना भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित हैं । 


[ फा. सं. एनएच- 14013 /12/2009 - पीएण्डएम 

एस . नरेन्द्र , निदेशक 
पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का . आ. 1096 ( अ ), तारीख 4 अगस्त, 2005 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम 

बार संख्यांक का. आ . 2893 ( अ ) , तारीख 13 नवम्बर, 2009 द्वारा संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 16th February, 2010 


S .O . 387 ( E ).-- -In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act , 1956 (48 of 1956 ), 
the Central Governmentherebymakes the following further amendments in the notification of the Government of India in 
the erstwhile Ministry of Shipping ,Road Transport and Highways ( Department ofRoad Transport and Highways), number 
S. O . 1096( E), dated the 4th August, 2005, namely : --- 

In the Schedule to the said notification , for serial numbers 4, 23 and 24 and the entries relating thereto , the 
following shall be substituted, namely : -- 


" 4 


State Government of Bihar 


So much of National Highways No . 2C , No . 19 , No. 28 [ excluding from 
km 365.570 to km 520.00 ( from Muzzaffarpur-Piprakothi to Gopalganj-Uttar 
Pradesh/ Bihar Border ) ], No. 28B, No . 30, No . 30A, No . 31 [ excluding from 
km410. 000 to km 447 .000 and km470. 000 to km476. 150 ( Punea to Goyerkata)], 
No. 77 ( excluding from km 0 .000 ( Ramashish Chowk ) to km 46 . 300 (Hajipur 
Muzzaffarpur section )], No. 80, No. 81, No . 82 , No. 83, No . 84, No . 85 , No. 98, 
No. 99 , No . 101, No. 102, No. 103, No. 104, No. 105, No. 106, No . 107 and No . 110 
as are situated within the State of Bihar. 
So much of National Highways No. 58 ſexcluding from km 152 .00 to km 218 .200 
(Uttar Pradesh Uttarakhand Border to Haridwar to Nepali Farm section ) and 
fromkm228. 00 to km524. 000], No . 72 [ excluding fromkm165 . 000 to km196. 825 
(Nepali Farm -Dehradun Section ) ], No. 72A , No. 73 , No . 74 , No . 87 (excluding 
the stretch from Simli to Karna Prayag ), No. 94 ( from km 123 to km 218 Dharasu 
to Kuthnaur near Yamnotri), No. 119 , No. 121, No. 123 and No . 125 ( excluding 
the stretch from Tanakpur to Pithoragarh ) as are situated within the State of 
Uttarakhand. 


23 


State Government of 
Uttarakhand 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


Parril- SLC : 3 ( ii) 


State Government of Uttar 
Pradesh " . 


So much ofNationalHighways No . 2A ,No. 7 ,No. 11 [ excluding from km 17.756 
to km 42.525 (Agra-UP/Rajasthan Border ) ], No. 19, No . 24 [excluding from 
km 27.62 to km 488.27 (Ghaziabad-Moradabad - Bareilly - Sitapur-Lucknow 
including Hapur andMoradabad bypasses ) and R . O . B . at km 180 .325 ),No. 24A , 
No . 27 ( excluding from km 0 .000 (km 211.700 ofNH No. 2) to km 5.410 (new 
alignment of NH 27 )], No . 28B , No . 29 (excluding Gorakhpur- Pharenda -Sonauli 
section ), No. 56 , No. 58 ( excluding from km 52 .250 to km 152 .00 (Meerut 
Muzzaffarnagar- Uttar Pradesh Uttarakhand Border )],No. 72A ,No. 73, No. 74 , 
No. 75 ( excluding from km 90 .00 to km 103.00 (section from Madhya Pradesh / 
Uttar Pradesh border to Jhansi)], No. 76 ,No. 86 , No. 87 (excluding a Minor 
bridge at km 8 and a Major bridge at km 30 .050 ), No. 91 (excluding from 
km 23. 600 to km 140.200 (Ghaziabad -Aligarh section )],No. 91A , No . 92, No. 93, 
No. 96 , No . 97, No . 119, No. 231, No. 232, No . 232A ,No. 233 and No. 235 as are 
situated within the State of Uttar Pradesh . 


[F. No. NH -14013 /12 /2009 -P& M 

S . NARENDRA ,Director 
Foot Note :-- The Principalnotification was published videnumber S .O . 1096 (E ), dated the 4th August, 2005 and last 

amended vide number S .O . 2893 (E ), dated the 13th November, 2009. 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


